सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 जेष्ठ , 1941 ( श ० ) 
10 जून , 2019 ( ई ० ) 


संख्या- 441 


राँची, सोमवार , 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


6 जून , 2019 


1 . 


संख्या-1 / पी०-102/ 2014 खण्ड का .- 4426 --दिनांक 21.06.2019 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम 
में माननीय प्रधानमंत्री के राँची आगमन के कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारियों को 
दिनांक 15.06.2019 से 22.06.2019 तक उपायुक्त , राँची के नियंत्रणा धीन प्रतिनियुक्त किया जाता है: 

श्री नमन प्रियेश लकड़ा, भा.प्र.से. ( झाः 2015), उप विकास आयुक्त, गढ़वा 

श्री अनन्य मित्तल, भा.प्र.से. ( झाः 2015), उप विकास आयुक्त, सिमडेगा 
3 . श्री आदित्य रंजन, भा.प्र.से. ( झाः 2015), उप विकास आयुक्त, चाईबासा 

श्री कर्ण सत्यार्थी, भा.प्र.से. ( झाः 2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज 
सुश्री मेघा भारद्वाज , भा.प्र.से. ( झाः 2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग । 


2 . 


4 . 


5 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 441 50 


